सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 पौष , 1937 ( श०) 


संख्या 5 6 7 राँची, गुरुवार , 


31 दिसम्बर , 20 15 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


संकल्प 
1 दिसम्बर , 2015 


विषयः प्रमण्डलीय मुख्यालय यथा मेदिनीनगर, हजारीबाग , चाईबासा एवं दुमका में अवस्थित सदर अस्पतालों 

के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक के कुल 52 अतिरिक्त पदों का सृजन | 

संख्या- 3/ स्था०डी०. 01-137/ 2012-14 3 4(3 )--राज्य के प्रमण्डलीय मुख्यालय यथा मेदिनीनगर, 
हजारीबाग, चाईबासा एवं दुमका में अवस्थित सदर अस्पतालों के लिए झारखण्ड राज्य गठन के पूर्व के सृजित 
चिकित्सक के पदों के अतिरिक्त विभागीय संकल्प संख्या 70 8 (3) दिनांक 17 जून, 20 13 द्वारा कुल 34 
चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के पद सृजित किये गये थे । परन्तु इसके बाद भी IPH के मानक के 
अनुरूप इन अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक का पद सृजित नहीं हो पाया था | राज्य के प्रमण्डलीय मुख्यालय 
स्थित सदर अस्पतालों में IPH के मानक के अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध रहने से मरीजों को 
अधिकांश रोगों के इलाज हेतु रांची, धनबाद या जमशेदपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में जाना 
नहीं पड़ेगा । प्रत्येक प्रमण्डलीय मुख्यालय स्थित सदर अस्पतालों में ऐसी सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार 31 दिसम्बर, 2015 
इन सदर अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद 200 शय्या के अस्पताल के लिए IPH मानक के अनुरूप 
सृजित किया जाना आवश्यक है । 

____ 2. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने संलग्न विवरणी के अनुसार राज्य के 4 प्रमण्डलीय मुख्यालय 
यथा मेदिनीनगर, हजारीबाग , चाईबासा एवं दुमका में अवस्थित सदर अस्पतालों के लिए चिकित्सक एवं 
विशेषज्ञ चिकित्सक के अतिरिक्त कुल 52 पदों के सृजन का निर्णय लिया है । 


3 . सृजित होने वाले कुल 52 पदों पर 2 ,31,0 5,472 .00 ( दो करोड़ एकतीस लाख पांच हजार चार सौ 
बहतर) रूपये के अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये वार्षिक व्यय अनुमानित है । 


____ 4 . सृजित होने वाले पदों पर होने वाले व्यय का वहन गैर योजना बजट शीर्ष-2 2 10 चिकित्सा एवं लोक 
स्वास्थ्य 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी 110 • अस्पताल और औषधालय 13 : सदर अस्पताल के अधीन 
उपबंधित राशि से किया जायेगा । 


अनु0 . यथोक्त । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के0 विद्यासागर , 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार 31 दिसम्बर, 2015 
प्रमण्डलीय मुख्यालयों में अवस्थित सदर अस्पताल क्रमशः मेदिनीनगर , हजारीबाग, चाईबासा एवं दुमका के लिये भारतीय लोक 
स्वास्थ्य मानक के अनुरूप पूर्व में सृजित पदों के अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सक के पद सृजन की विवरणीः 


क्रम. 


सदर 


सदर 


सदर 


अस्पताल, 


अस्पताल , 


सदर 
अस्पताल , 
चाईबासा 


सृजित किये जाने वाले । सृजित किये जाने वाले पदों का पे. बैण्ड 
__ पदों का नाम 

एवं ग्रेड पे 


अभ्यु 


अस्पताल, 
हजारीबाग 


मेदिनीनग 


सृजित किये 
जाने वाले 
पदों की 
संख्या 


सृजित किये 
जाने वाले 
पदों पर 
अनुमानित 
वार्षिक व्यय 


दुमका 


| फिजीशियन 


PB-II -9300 -34800, G. P.-5400 


2666016 


सर्जन 


PB-II - 9300 - 34800 , G . P.-5400 


2221680 


स्त्री रोग विशेषज्ञ 


PB-II -9300 - 34800 , G . P.-5400 


3554688 


चर्म एवं गुप्त रोग 
विशेषज्ञ 


PB-II- 9300 - 34800, G . P.- 5400 


1777344 


| शिशु रोग विशेषज्ञ 


PB- II - 9300 - 34800 , G . P. -5400 


3554688 


निश्चेतक 


PB-II - 9300 - 34800 , G. P.-5400 


3110352 


नेत्र रोग विशेषज्ञ 


PB -II - 9300 -34800, G . P.-5400 


888672 


अस्थि रोग विशेषज्ञ 


PB- II - 9300 -34800 , G . P.-5400 


888672 


रेडियोलाजिस्ट 


PB-II - 9300 -34800 , G . P.-5400 


444336 


10 


पेथोलाजिस्ट 


PB-II -9300 - 34800, G. P.-5400 


2221680 


फोरेन्सिक विशेषज्ञ 


PB-II- 9300-34800, G. P.-5400 


1777344 


52 


23105472 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


के0 विद्यासागर, 


सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 6 7 – 50 । 


